पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2013 - 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


Monocom 


NA 


सत्यमेव जयते 


. 


। 


... 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 364 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 

अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 162 / 2019 / 18. – छ. ग . नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद्, बड़े बचेली , 
जिला - दक्षिण - बस्तर दंतेवाड़ा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतदद्वारा अवधारित करता है : 


बड़े बचेली, नगर पालिका परिषद् को 18 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे 
प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है । 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


___ 2 
___ 3 


5 


वाडे का नाम 
सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 
जय बजरंग वार्ड 
डॉ . अम्बेडकर वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 
वीरागंना दुर्गावती वार्ड 
शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड 
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 
स्वामी विवेकानन्द वार्ड 
श्री राम नगर वार्ड 
महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 
डॉ . राममनोहर लोहिया वार्ड 
चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
लोकमान्य तिलक वार्ड 


14 


727 


728 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


16 


सरदार भगत सिंह वार्ड 
गोपाल कृष्ण गोखले वार्ड 
महादेव वार्ड 
नेहरू वार्ड 


17 


18 


| 


बड़े बचेली , नगर पालिका परिषद् के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक – 01 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व : 
दक्षिण : 


मुख्य मार्ग पर नई पेट्रोल पम्प से पीछे दशरथ पारा, विदेशी शराब दुकान को शामिल करते हुए आगे 
सीधे नेरली पुलिया तक । 
नेरली पुलिया से सीधे अर्जुन के मकान तक । 
अर्जुन घर से सुनीता रानी, अंजली मिंज को शामिल करते हुए सुन्दर लाल सिजोरिया से बी . लक्ष्मी से 
मिंज घर से गोण्डवाना भवन से मन्नू कष्यप से आईदान सिंह किराना दुकान तक । 
आईदान सिंह किराना दुकान से बीटीओ भवन, नाला पार करते हुए सेन्ट्रल वर्क शॉप से नई पेट्रोल पम्प 
तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 02 जय बजरंग वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


श्रीमती मालती घर से श्री संजय दास से मनोहर घर तक । 
मनोहर घर से अर्जुन , धारगे, अंजना घर से राजकुमार झाड़ी के घर तक । 
श्री राजकुमार झाड़ी के घर से शत्रुघन साहू से रामजी सिंह से गोपीनाथ । 
मुख्य मार्ग में श्री गोपीनाथ के घर से रीगल लॉज से श्रीमती मालती घर तक । 


वार्ड क्रमांक – 03 डॉ . अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व 


: 


श्री आशिष से के . जी . एन . प्रिंटिंग प्रेस से श्री निकोलस , अब्दुल नवाब से गोपाल कुशवाहा से श्री गंधरला 
पाण्डु के घर तक । 
श्री गंधरला पाण्डु के घर से श्री रामलखन शर्मा से हनुमान गेट से श्री रामप्रसाद साहु से जुगल किषोर 
सिंह के घर तक । 
जुगल किशोर सिंह के घर से बाऊण्ड्री को पार करते हुए अली मोहम्मद से मामा दुकान से पेट्रोल पम्प 
तक । 
पेट्रोल पम्प से बाबा होटल से चक्रवर्ती मेडिकल स्टोर्स से आशिष घर तक 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 04 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


नवनिर्मित मंदिर से अस्पताल से आर.ई. एस. कालोनी से बड़े पारा में भीमा घर से कोवा पारा से पुराना 
ईटा भट्टी तक । 
पुराना ईटा भट्टी से लाल नाला तक । 
लाल नाला से श्री लखमा घर से मुर्गी फार्म से श्री प्राणराम के घर तक । 
श्री प्राणराम के घर से मानसिंह साहू से सरस्वती स्कूल से नवनिर्मित मंदिर तक । 


वार्ड क्रमांक - 05 वीरांगना दुर्गावती वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


मुख्य मार्ग पर ललन किराना दुकान से पाल वेल्डिंग दुकान से दीपक सरकार के घर से अल्लाउद्दीन 
के घर होते हुए लक्ष्मीनाथ के घर तक । 
लक्ष्मीनाथ के घर से पुलिस कालोनी तक । 
पुलिस कालोनी से कार्यालय भवन से मुख्य मार्ग पर राजेन्द्र पिल्ले के घर तक । 
मुख्य मार्ग पर राजेन्द्र पिल्ले के घर से वन विभाग, पुलिस थाना एवं बस स्टेण्ड को शामिल करते हुए 
मुख्य मार्ग पर ललन किराना दुकान तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


728 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक - 06 शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व : 
दक्षिण : 


रोशन लाल देवांगन के घर से नगर पालिका कार्यालय भवन से टेकरी पारा को शामिल करते हुए 
पाण्डुपारा संगम तक । 
पाण्डूपारा संगम से लच्छु बघेल घर से लच्छु घर तक । 
लच्छु घर से हाईस्कुल बाऊण्ड्री से मंदिर से कन्या शाला को शामिल करते हुए मुख्य मार्ग पर पप्पू 
प्रसाद जायसवाल के घर तक । 
मुख्य मार्ग पप्पू प्रसाद जायसवाल के घर से होटल हिलटॉप को शामिल करते हुए रोशन लाल 
देवांगन के घर तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 07 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


भूधर मण्डल किराना से परियोजना कार्यालय, महिला बाल विकास विभाग हाई स्कूल खेल मैदान 
तक । 
हाई स्कूल खेल मैदान से पाण्डूपारा नाला से तामोपारा तक । 
तामोपारा से गोरी खदान से पाढ़ापुर टेलिंग डेम तक । 
पाढ़ापुर टेलिंग डेम से मुक्तिधाम को शामिल करते हुए जनार्दन घर से वेटनरी हॉस्पिटल से प्रवीण 
गैरेज से मुख्य मार्ग रोड़ को क्रास करते हुए भूधर मण्डल किराना दुकान तक । 


वार्ड क्रमांक – 08 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 


: 
: 


कोवापारा सोमडु घर से सुलक्षण माखन ईटा भट्टी तक | 
सुलक्षण माखन ईटा भट्टी से माता गुडी से पटेलपारा एवं माहरापारा को शामिल करते हुए कायापारा 
देवा पिता मुया घर तक । 
कायापारा देवा पिता मुया घर से तामोपारा तक । 
तामोपारा से रोड संगम को शामिल करते हुए कोवापारा सोमडु घर तक । 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 


: 
: 


स्क्रीनिंग प्लांट से पीसीएल कैम्प होते हुए बालशिखर मंदिर स्कूल तक । 
बालशिखर मंदिर से शिवनाथ ब्लाक से पाणिग्राही का मकान से सीआईएसएफ क्वाटर को शामिल 
करते हुए सत्येन्द्र घर से ट्रेलिंग डेम तक । 
ट्रेलिंग डेम से आंगनबाड़ी भवन तक । 
आंगनबाड़ी भवन से नवनिर्मित प्लांट से होते हु स्क्रीनिंग प्लांट तक । 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 10 श्री राम नगर वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 


त्रिमार्गी रास्ता से टाईप / 2 / टीएस / 1042 से टाईप / 2 / टीएस / 1030 से शिवमंदिर तक । 
शिवमंदिर से विद्याभारती स्कूल को शामिल करते हुए से विद्याधर दुबे से नकुल घर तक । 
नकुल घर से पम्प हाऊस से सी. आई. एस. एफ . बाउण्ड्री से टण्डन घर से रूपेश घर से माध्यमिक 
शाला तक । 
माध्यमिक शाला से भानू विश्वास मकान से उड़िया कैम्प को शामिल करते हुए त्रिमार्गी तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 11 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 


टाईप / 4 / डीएस / 17 से सिविल ऑफिस को शामिल करते हुए टाईप / 4 / डीएस / 69 तक । 
टाईप / 4 / डीएस / 69 से पार्क से पार्क चौक से टाईप / 2 / टीएस / 823 | 
टाईप / 2 / टीएस / 823 से टाईप / 2 / टीएस / 814 से टाईप / 2 / टीएस / 1027 से टाईप / 2 / 
टीएस / 1018 से गंदा नाला सीढ़ी से उड़िया कैम्प को शामिल करते हुए त्रिमार्गी संगम तक । 
त्रिमार्गी संगम से चेक पोस्ट को शामिल करते हुए टाईप / 4 / डीएस / 17 तक । 


पश्चिम : 


728 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक – 12 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 


: 


क्वाटर नं . बी - 1 से बैंक कालोनी प्रवेश द्वार के बाऊण्ड्री होते हुए एनएमडीसी प्रवेष द्वार तक । 
एन. एम. डी. सी . के प्रवेश द्वार से सतनाम भवन से एनएमडीसी हाईटेक कालोनी को शामिल करते हुए 
लाल नाला तक । 
लाल नाला से समस्त झुग्गी बस्ती को शामिल करते हुए गंदा नाला तक । 
गंदा नाला से टाईप / 2 / टीएस / 1003 से टाईप / 2 / टीएस / 778 से पार्क को शामिल करते हुए 
बिजली घर से गणेश मण्डप से गाड़ी पार्किंग से क्वाटर नं. बी - 1 तक । 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 13 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 


टाईप / 2 / टीएस / 411 से जीएफ / 485 से चौराह से एसकेएमएस भवन से अम्बेडकर भवन तक । 
अम्बेडकर भवन से हनुमान मंदिर से एन.एम. डी . सी. प्रवेश द्वार तक । 
एन.एम. डी . सी . प्रवेश द्वार से बैंक कालोनी होते हुए पर्किंग स्टेण्ड से सतनाम चौक से गेस्ट हाउस 
चौक से चैक पोस्ट तक । 
चैक पोस्ट से अपोलो हास्पिटल को शामिल करते हुए रेल्वे रोड प्रवेष द्वार से टाईप / 2 / टीएस / 411 
तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 14 लोकमान्य तिलक वार्ड 


उत्तर 


. 


पूर्व : 
दक्षिण 
पश्चिम : 


टाईप / 2 / टीएस / 895 से नव निर्माणधीन भवन से दूरभाष केन्द्र के पीछे कार्नर से दूरभाष केन्द्र के 
बाजू गेट तक । 
दूरभाष केन्द्र के बाजू गेट से मुख्य मार्ग में एसकेएमएस भवन बाउण्ड्री तक । 
एसकेएमएस भवन बाउण्ड्री से एसकेएमएस कार्यालय भवन से तक । 
एसकेएमएस कार्यालय भवन से टाईप / 2 / जीएफ / 617 से पार्क को शामिल करते हुए रोड क्रोस 
पार्किंग स्थल से टाईप / 3 / टीएस / 513 से नव निर्माणधीन भवन को शामिल कर 
टाईप / 2 / टीएस / 895 तक । 


वार्ड क्रमांक – 15 सरदार भगत सिंह वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


तपन बाड़ी से कार पार्किंग शेड से गणेष हलधर से बंगाली कैम्प को शामिल करते हुए सिम्पलेक्स 
नाला तक । 
सिम्पलेक्स नाला से सुभाष नगर गेट से टाईप / 3 / डीएस / 391 से टाईप / 2 / टीएस / 513 तक । 
टाईप / 2 / टीएस / 513 से बिजली घर तक । 
बिजली घर से टाईप / 3 / डीएस / 95 से तपन बाड़ी तक । 


वार्ड क्रमांक - 16 गोपाल कृष्ण गोखले वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 


: 
: 


जोगा पारा नाला से निरजंन ढाली से तपन बाड़ी तक । 
तपन बाड़ी से टाईप / 4 / 51 से चिगंडूपारा, अय्यपा मंदिर, प्रकाश विद्यालय को शामिल करते हुए 
मोबाईल टावर रेल्वे स्टशन रोड तक । 
मोबाईल टावर रेल्वे स्टेशन रोड से मुण्डरा कैम्प को शामिल करते हुए जोसफ किराना दुकान तक । 
जोसफ किराना दुकान से रेल्वे प्राथमिक शाला भवन, चर्च को शामिल करते हुए जोगा पारा नाला 
तक । 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 17 महादेव वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


रेल्वे आउट केबिन से गंगोपारा से समस्त रेल्वे क्वाटर रेल्वे पोस्ट ऑफिस से वाटर एटीएम से मनोट 
कैम्प से अपोलो अस्पताल बाउण्ड्री तक । 
अपोलो अस्पताल बाउण्ड्री से सीधे एनएमडीसी वर्कशॉप बाउण्ड्री तक । 
एनएमडीसी वर्कशॉप से लोडिंग प्लांट डिपो - 5, 10, एवं 11 अ तक । 
डिपो - 5, 10, एवं 11 अ से शिव मंदिर को शामिल कर रेल्वे आउट केबिन तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


728 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक - 18 नेहरू वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व 


: 


डिपॉजिट – 05 के उत्तर, पश्चिम माइनिंग क्षेत्र से प्रारंभ होकर डिपो - 4 के माइनिंग सीमा को 
शामिल करते हुए रेल्वे स्टेशन के सामने श्री टेगरू मकान को शामिल करते हुए रेल्वे स्टेशन, रेल्वे के 
उत्तरी केबिन होकर उड़िया कालोनी टाईप / 2 / 18 श्री एस . अप्पा राव के मकान तक । 
टाइप / 2 / 18 श्री एस . अप्पा राव के मकान से डिपो - 10 , 11 से छनन संयत्र को शामिल करते हुए 
पाढ़ापुर टेलिंग डेम के उत्तरी कोने तक । 
पाढ़ापुर टेलिंग डेम के उत्तरी कोने से माइनिंग क्षेत्र को शामिल करते हुए डिपॉ – 05 के दक्षिण 
अन्तिम माइनिंग क्षेत्र तक । 
डिपॉ - 05 के दक्षिण पश्चिम माइनिंग क्षेत्र से डिपॉजिट – 05 के उत्तर, पश्चिम अंतिम माइनिंग क्षेत्र 
तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1 - 162 / 2019 / 18. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 162 / 2019 / 18 दिनांक 12 - 07 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 12th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F 1- 162 /2019 / 18 . — In exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of section 29 of the 
chhattisgarh municipalities act 1961 (No .37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of 
wards of municipal council Bade Bacheli, Distt . – South -Bastar Dantewada . as per shedule given Below : 


Divides Municipal council , Bade Bacheli into 18 wards and described the limits of each ward as 
shown in schedule . 


2 . 


Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


SCHEDULE 


S . No. of ward 


Name of the ward 
SARDAR WALLABH BHAI PATEL WARD 


JAI BAJRANG WARD 
Dr. AMBEDKAR WARD 


MAHATMA GANDHI WARD 


VEERANGANA DURGAWATI WARD 


SHAHEED VEER NARAYAN SING WARD 
LAL BAHADUR SHASTRIWARD 
SUBHASH CHANDRA BOSS WARD 
SWAMI VIVEKANNAND WARD 
SRIRAM NAGAR WARD 


10 


728 ( 4 ) 


ETITIE 15147 , facich 16 TICIS 2019 


11 
12 


MAHARANI LUXMIBAIWARD 
Dr. RAM MANOHAR LOHIYA WARD 
CHANDRA SHEKAHR AAZAD WARD 
LOKMANYA TILAK WARD 
SARDAR BHAGAT SINGH WARD 
GOPAL KRISHNA GOKHALE WARD 


15 


16 
17 


MAHA DEV WARD 
NEHRU WARD 


Descriptions of the Boundries of ward of Municipal council, Bade Bacheli 


WARD No. 01 SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD 


NORTH : 


EAST : 
SOUTH : 


Starting from Main road New Petrol Pump Behind Dashrat para to Including Wine Shop 
Straight Nerali puliya . 
From Nerali puliya to Straight Arjun House 
From Arjun house to sunita rani, anjanli minz , sundar lala sijoriya house to B . Laxmi to 
Gondwana Bhawan to mannu kashyap to Aaidan singh shop . 
From Aaidan singh shop to BTO Bhawan to centralworkshop to New Petrol Pup . 


WEST : 


WARD No. 02 JAI BAJRANG WARD 


NORTH :- 
EAST :- 
SOUTH :- 
WEST :- 


Starting from Smt.Malti house to Sanjay Das to Manohar house . 
From Manohar house to Arjun to Munna to Dharge to Anjana to Raj kumar Jhadi house . 
From Raj kumar Jhadi house to Shatrughan sahu to ramji singh to Gopinath house . 
From Gopinath house to rigal lodge to Smt.Malti house . 


WARD No. 03 Dr. AMBEDKAR WARD 


NORTH :- 


EAST 


: 


Starting from Ashish house to K .G .N . Printing Press to Nikolash to Abdul Nawab to Gopal 
Kushwaha house to Gandhrla Pandu House . 
From Gandhrla Pandu house to Ramlakhan Sharma house to Hanuman gate to Ramprsad sahu 
House to Jugal Kishor singh . 
From Jugal Kishor singh to Boundary wall Cross to Md. Ali to Mama Shop to Petrol Pump. 
From Petrol Pump to Baba Hotel to Chakrwarti Medical Store to Ashish house . 


SOUTH : 
WEST :- 


WARD No. 04 MAHATMA GANDHI WARD 


NORTH :: 


East 
South 
West 


Starting from Newly Constructed Temple to hospital to R .E .S Colony to Badepara Bheema 
house to Kowapara to Old Brick Bhatta . 
From Old Brick Bhatta to lal nala . 
From Lal nala to Lakma house to poultary farm to house of Pran Ram house . 
From House of Shri Pran Ram house to Maan Singh Sahu to Sarswati school to Newly 
Constructed Temple . 


:: 


WARD No . 05 VEERANAGNA DURGAWATIWARD 


NORTH :- 


East 
South 
West 


Starting from Main Road to Lalan Shop to Pal Welding Shop to Dipak Sarkar to Allaudin 
House to Laxminath house. 
From Laxminath house to Police colony. 
FromPolice colony to Office Bhawan to Main Road Rajendra Pille house. 
From Rajendra Pille house to including forest office , police Station , Bus Stand to Main road 
Lalan Shop. 


: 


hinc tanding are 


ofte,podle Silation Bus Stand to Mai 


EMIG 16431, Faalieh 16 JAN 2019 


728 (5 ) 


WARD No. 06 SHAHID VEER NARAYAN SINGH WARD 


NORTH :- 


East 
South 


Starting from House of Shri Roshan Lal Dewangan house to Nagar Palika Office including 
Tekri para to Sangam at pandu para . 
From Sangam at pandu para to Lachhu Baghel house to Lachhu house . 

From Lachhu house to Higher secondary School Boundary to Mandir , to including Kanya 
Middle School to Main Road house of Pappu Prashad jaiswal. 
From Pappu Prashad Jaiswal to including Hotel hilltop to house of Roshan Lal Dewangan . 


:: 


West 


:- 


Ward No. 07 LAL BAHADUR SHASTRIWARD 


North 


: 


East 
South 
West 


Starting from Budhar Mandal shop to Pariyojna Office, Women and Child Development 
Department to Higher Secondary School Playground . 
From Higher secondary school Ground to pandupara nala to tamopara . 
From tamopara to gorimines to padhapur telling dam . 

From padhapur telling dam to include Muktidham to Janardan house to veterinary Hospital to 
praveen gairej to cross main road to Budhar mandal shop . 


WARD No. 08 SUBHASH CHANDRA BOSE WARD 


: 


North 
East 


Starting from Kowapara Somdu house to Sulakshan Makhan Brick Bhatta. 
From Sulakshan makhan Brick Bhatta to Mata gudi to including Patelpara and Maharapara to 
Kayapara Deva S /o Muya House . 
From Kayapara Deva S /o Muya House to Tamopara . 
From Tamopara to including Road Sangam to Kowapara Somdu house . 


South 
West 


WARD No. 09 SWAMI VIVEKANAND WARD 


NORTH :- 
East 


Starting from Screening Plant to include PCL camp to Balshikhar mandir school. 
From Balshikar mandir school to Shivnath Block to Panighrahi house to include CISF Quarter to 
Santendra house to telling dam . 
From telling dam to Anganbadi Bhawan . 
From Anganbadi Bhawan to new plant to Screening Plant. 


: 


South 
West 


WARD No. 10 SRI RAM NAGAR WARD 


NORTH :- 
East :- 


Starting from Trimargi road to Type/ II / TS/ 1042 to Type/ II / TS / 1032 to Shiv Temple. 
From Shiv Temple to Including Vidhya Bharti School to Vidhyadhar Dudey house to Nakul 
house . 
From Nakul house to pump house to CISF boundary to Tandan house to Middle School. 
From Middle School to Bhanu Vishavas house to including Oriya camp to Trimargi road . 


South 
West 


WARD No. 11 MAHARANI LAXMI BAI WARD 


:- 


North 
East 
South 


:- 


Starting from Type /IV /DS/17 to include civil Office to Type/IV /DS/69. 
From Type /IV /DS/69 to Park to Square of Park Type/II/ TS /823 till. 
From Type / II / TS/ 823 to Type /II/ TS /814 to Type/ II/ TS /1027 to Type/II/ TS / 1018 to ganda lal 
nalla stair to include Udiya camp to Trimargi Sangam . 
Trimargi Sangam to include check post to Type IV / DS/ 17 . 


West 


:- 


WARD No. 12 Dr . RAM MANOHAR LOHIYA WARD 


North 


:- 


East 
South 
West 


Starting from Quarter no . B - 1 though Bank colony entrance gate boundary to NMDC entrance 
gate . 
From NMDC entrance gate to Satnaam Bhawan including NMDC High tech colony to lal nala . 
From lal nalà to including complete slum area to ganda nala . 
From ganda nala to Type / II/ TS/ 1003 to Type /II/ TS /778 to including park to Electricity House to 
Ganesh Mandap to Vehicle parking area to Quarter no. B - 1. 


728 (6 ) 


FOMUNIĘ 215147 , facis 16 dls 2019 


WARD No. 13 CHANDRA SHEKHAR AAZAD WARD 


:- 


North 
East 
South 


Starting from Type/II/ TS /411 to GF/485 to square to SKMS Bhawan to Ambedkar Bhawan . 
From Ambedkar Bhawan to Hanuman mandir to NMDC Entry Gate . 
From NMDC Entry Gate to Bank colony to Parking Stand to Satnaam Square to Guest Houes 
square to Check Post . 
From Check Post to include Apollo Hospital to Railway Entry Gate to Type/III/ TS/411. 


West 


:- 


WARD No. 14 LOKMANYA TILAK WARD 


North 


:- 


:- 


East 
South 
West 


Starting from Type/ II/ TS /895 to Newly constructed Building to Behind Telephone Exchange 
corner to Telephone Exchange side Gate . 
From Telephone Exchange side Gate to Main Road though SKMS Bhawan Boundary. 
From SKMS Bhawan Boundary to SKMS Office. 
From SKMS Office to Type/ II/GF/617 to Park and road cross to Parking Stand to 
Type /III/ TS/513 to Newly constructed Building to Type /II/ TS /895 . 


: 


WARD No . 15 SARDAR BHAGAT SINGH WARD 


North 


:- 


East 
South 
West 


:- 
:- 
- 


Starting from Tapan Badi to car parking shed to ganesh haldar to include Bangli camp to 
Simplex nala . 
From Simplex nala to Subhash nagar gate to Type/ III/DS/391 to Type/II/ TS /513. 
From Type /II/TS/513 to Electricity house . 
From Electricity house to Type/ III D / S 95 to Tapan Badi. 


WARD No. 16 GOPAL KRISHNA GOKHALE WARD 


North 
East 


:- 


Starting from Joga para nala to Niranjan Dhali to Tapan Badi. 
From Tapan Badi to Type/IV /51 to included Chingdu para , Ayyappa Mandir , Prakash 
Vidhayalay to Mobile Tower Railway Station Road . 
From Mobile Tower Railway Station Road to include Mundra Camp colony to Joseph Shop . 
From Joseph Shop to include Railway Primary School, Church to Joga para nala . 


South 
West 


: 
:- 


WARD No . 17 MAHA DEV WARD 


North 


:: 


:- 


East 
South 
West 


Starting from Railway Out Cabin to gangopara to complete Railway Quarter , Railway Post 
Office to water ATM to Manot Camp to Apollo Hospital Boundary . 
From Apollo Hospital Boundary to Straight NMDC work shop boundary . 
From NMDC work shop boundary to Loading Plant Dep -5 , 10 & 11 A . 
From Loading Plant Dep - 5 , 10 & 11 A to Shiv Mandir to Railway Out Cabin . 


: 


WARD No . 18 NEHRU WARD 


North 


:- 


East 


:- 


Starting from North west Mining area of Dep . 05 including mining limit of Dep . 04 house to 
Tengru towards Railway Station Railway Cabin to qtr. No. III / 18 house of shri S . Appa Rao at 
Railway Udiya Colony. 
From House of Shri S . Appa Rao II /18 at Railway udiya colony to including screening plant of 
Dep 10 & 11 A North corner of telling dam at Padapur. 
From North corner of padapur telling dam to including south area to south end of mining area of 
Dep. 05 
From South West mining area to including all Mining to North West end mining area of Dep . 


South 


:- 


West 


:- 


05 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA , Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


